Regd. No. CHD/ 0093/2015- 2017 


सत्यमेव जयते 


तरकार 
. 


GOV 


OF 


OF HARYANA 


HAR 


Haryana Government Gazette 

EXTRAORDINARY 

Published by Authority 


© Govt. of Haryana 


No . 135 - 2017/ Ext . ] 


चण्डीगढ़, बुधवार , दिनांक 02 अगस्त , 2017 

(10 श्रावण, 1939 शक ) 


क्रमांक 


भाग I 


भाग II 


भाग III 


विधायी परिशिष्ट 
विषय वस्तु 

पृष्ठ 
अधिनियम 
कुछ नहीं 
अध्यादेश 
कुछ नहीं 
प्रत्यायोजित विधान 
1. अधिसूचना संख्या का०आ० 56 / ह०अ० 6 / धा० 1 / 2017 , दिनांक 02 अगस्त , 2017 

567 – 568 
- हरियाणा आधार (वित्तीय और अन्य सहायिकियों, प्रसुविधाओं और सेवाओं का लक्ष्यित परिदान ) 

अधिनियम , 2017 को लागू करने की तिथि नियत करने बारे । 
2. अधिसूचना संख्या का०आ० 57 / के०अ० 29 / 1986 / धा० 5 तथा 7 / 2017 , 

569 - 570 
दिनांक 02 अगस्त , 2017 - हरियाणा सरकार, पर्यावरण विभाग , 
अधिसूचना संख्या का० आ० 5 / के०अ० 29 / 1986 / धा० 5 तथा 7 / 2016 , 
दिनांक 10 मार्च, 2016 की अनुसूची में संशोधन बारे । 

( प्राधिकृत अंग्रेजी अनुवाद सहित ) 
शुद्धि - पर्ची, पुनः प्रकाशन तथा प्रतिस्थापन 


भाग IV 


कुछ नहीं । 


(lv ) 


HARYANA GOVT. GAZ . ( EXTRA.), AUG. 02 , 2017 (SRVN. 10, 1939 SAKA) 


567 


भाग - III 

हरियाणा सरकार 
इलैक्ट्रोनिक्स तथा सूचना प्रौद्योगिकी विभाग 

अधिसूचना 

दिनांक 2 अगस्त , 2017 
संख्या का आ० 56 / ह०अ० 6 / 2017 / धा० 1 / 2017 - हरियाणा आधार (वित्तीय और अन्य सहायिकियों, 
प्रसुविधाओं और सेवाओं का लक्ष्यित परिदान ) अधिनियम, 2017 ( 2017 का 6) की धारा 1 की उपधारा (3 ) द्वारा प्रदत्त 
शक्तियों का प्रयोग करते हुए , हरियाणा के राज्यपाल, इसके द्वारा , प्रथम अप्रैल, 2017 को उक्त उपधारा के प्रयोजनों के लिए 
तिथि के रूप में नियत करते हैं । 


देवेन्द्र सिंह , 
प्रधान सचिव , हरियाणा सरकार, 
इलैक्ट्रोनिक्स तथा सूचना प्रौद्योगिकी विभाग । 


568 HARYANA GOVT. GAZ . (EXTRA.), AUG . 02, 2017 (SRVN . 10 , 1939 SAKA ) 

[ Authorised English Translation ] 
HARYANA GOVERNMENT 
ELECTRONICS AND INFORMATION TECHNOLOGY DEPARTMENT 

Notification 

The 2nd August, 2017 
No. S .O . 56 /H .A . 6 /2017 /S . 1 /2017. — In exercise of the powers conferred by sub - section (3 ) of section 1 of 
the Haryana, Aadhaar ( Targeted Delivery of Financial and Other Subsidies, Benefits and Services) Act 2017 , 
(6 of 2017 ), the Governor of Haryana hereby appoints the 1st day of April, 2017, to be the date for the purposes of 
said sub -section . 


DEVENDER SINGH , 
Principal Secretary to Government Haryana , 
Electronics and Information Technology Department. 


55545 — L . R . - H .G . P ., Chd . 


